सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 कार्तिक , 1941 ( श ०) 


संख्या- 935 


राँची, 


बुधवार , 


30 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
16 अक्टूबर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या- 14 / ए.- 22/ 2019- 5541 श्री सुरेश प्रसाद पासवान , रा ० पु ० से ० तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक 
( प्रशासन), पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, संथाल परगना क्षेत्र , दुमका, जो सरायढेला ( धनबाद) थाना काण्ड 
संख्या- 65/19, दिनांक- 13.04.2019 धारा- 354/354 ( घ )/ 506/ 34 भादवि० एवं धारा-08/12 पोक्सो एक्ट के 
प्राथमिकी अभियुक्त हैं तथा दिनांक- 13.04.2019 से न्यायिक हिरासत में हैं , उनके विरूद्ध आरोप - पत्र संख्या 
52/2019 दिनांक 09.06.2019 समर्पित है । 


1 . 


अतः श्री सुरेश प्रसाद पासवान , रा ० पु ० से ० को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली-2016 के नियम -9 के तहत् उनकी गिरफ्तारी की तिथि से निलंबित किया जाता है । 


2 . 


उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 935 -- 50 


